रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 99 


REGD NO D L -33004/99 


मयपवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


homemompone 


भाग - खण्ड ३ - उप - खण्ड (i) 
PART I - Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 24, 2001 /वैशाख 4 , 1923 
NEW DELHI , TUESDAY , APRIL 24 , 2001/VAISAKHA 4 , 1923 


PI 


LL 


- 


- 


- 


सं. 194 ] 
No. 1941 


- - 


- 


- 


- 


- 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 
( कार्मिक शाखा -I ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001 
सा . का . नि . 282( अ ) -- दिल्ली विकास ( विविध) नियम, 1959 के नियम - 3 के उप - नियम - 4 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 61 ) की धारा - 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और " आयुक्त/ आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती 
विनियम 1999 " का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकिए गए कार्य अथवा करने से छूट गए कार्य को छोड़कर, दिल्ली विकास प्राधिकरण 
एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित भर्ती नियम बनाता है । 
1. संक्षिप्त नाम 

इन विनियमों को " आयुक्त/ आयुक्त - एवं - सचिव , दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती नियम -( 2001 ) " कहा जाए । 
2. आरम्भ खण्ड 
यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 

दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त पद के भर्तीनियम 
1. पद का नाम 

आयुक्त/ सचिव 
2. पदों की संख्या 

5 आयुक्स और एक सचिव का पद (कुल 6 ) 
3. वर्गीकरण 

समूह " क " 
4. वेतनमान 

I. विभागीय आयुक्त 
( क ) आरम्भिक नियुक्ति पर पद का वेतनमान 14300 - 18300/ - रु होगा । 

( यह वेतममान विभागीय निदेशकों को गैर - प्रयोजन मूलक आधार पर 
सलेक्शन ग्रेड के रूप में दिया जा रहा है ।) तथापि, विभागीय आयुक्तों 
को आयुक्त पद पर पांच ( 5 ) वर्ष की सेवा पूरी करने की तारीख से 

18400- 22400 / - रु. का वेतनमान दिया जाएगा । 
( ख ) 143000 - 18300/ - रु. और 18400 - 22400/ - रु. के वेतनमान में 

पदों की संख्याविभागीय अधिकारियों के लिए 2 होगी । 


1222 GI/ 2001 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

(PART II — SEC. 3 (1)] 
II. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आयुक्त 

वे अपने नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार और डी . ओ. पी . एंड टी . और 

शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशों के अनुसार वेतनमान लेंगे । 
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद 

चयन 
6 . क. सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा 

लागू नहीं 
ख. क्या सी . सी. एस. (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम -30 

के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय 


7 . सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं लागू नहीं 
8. पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में क्या सीधी भर्ती लागू नहीं 

हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी । 
9. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो । 

2 वर्ष 
10. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति 

( i ) 2 पद पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 
द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और 

पर स्थानांतरण द्वारा । 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । (ii) 4 पद प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा । 
11. यदि भर्ती पदोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है तो I पदोन्नति । 
ग्रेड जिससे पदोन्नत/ स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है । 

दिल्ली विकास प्रधिकरण के सभी निदेशक , जो 12000 - 375 
16 ,500/- रु. और 14300 - 400 - 18, 300/ - रु. के वेतनमान में 
दस वर्षों की संयुक्त सेवा कर चुके हों , आयुक्त / सचिव के रूप में 

पदोन्नति हेतु पात्र होंगे । 
IL प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
( i ) भारतीय प्रशासनिक सेवा केन्द्रीय नप " ए " सेवाओं के उन 

अधिकारियों में से नियुक्तियाँ की जाएंगी जो भारत सरकार में 

उप - सचिव/निदेशकों के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं । 
( ii ) शहरी विकास के क्षेत्र में पृष्ठभूमि रखने वाले अधिकारियों 

को वरीयता दी जाएगी । 
( iii ) ए. सी . सी . के अनुमोदन से सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के माध्यम 

से नियुक्ति की जाएगी । 
12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो विभागीय पदोन्नति 

( i) उपाध्यक्ष, दि. वि . प्रा . - अध्यक्ष 
के लिए इसका क्या रूप है ? 

(ii ) अभियंता सदस्य - - सदस्य 


( ii ) विस सदस्य 


- सदस्य 


( iv ) प्रधान आयुक्त 


- सदस्य 


( v ) आयुक्त ( कार्मिक ) - संयोजक 


13. आरक्षण/रियायत 


इन विनियमों से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के 
अनुसार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य 
विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और 
अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
सन् 1993 में जिन दो विभागीय अधिकारियों की आयुक्त के रूप में पदोन्नति 
की गयी थी , उनकी पदोन्नति इन विनियमों के अनुरूप उपबंधों के अंतर्गत 
हुई मानी जाएगी एवं उनकी पात्रता की तिथियों से उच्च वेतनमान देने 
संबंधी यह सभी उपबंध भी उन पर लागू होंगे । 


14. बचाव 


[ 1 II - 40g 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15. PROTI 


कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने 
अपनी पत्नी/ अपने पति के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लिया हो 
अथवा दूसरा विवाह करने का अनुबंध किया हो । 
कोई शिथिलता नहीं । 


16 . ferh 


it fort 


[ 945. 7 ( 335 ) 87 / 47. 11. - ] 

विश्व मोहन अंसल, आयुक्त एवं सचिव 
पादटिप्पणी .. . दिल्ली विकास प्राधिकरण के आयुक्त/ आयुक्त एवं सचिव पद के भर्तीनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा. का . नि . 26 ( अ ) 

FFC 10 347, 2000 IT fra forall get the 577 3449771 HAFT. 641 ( 37) ftrich 28 - 7 - 2000 st 
H27. . 664 ( 37 ) PaTi 17 -8 - 2000 GTT HITTA Papeet tal 

DELHIDEVELOPMENT AUTHORITY 

(Personnel Branch - 1) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th April , 2001 
G . S .R . 282 (E ). - In cxercise of the powers conferred by Section 57 of the D . D . Act, 1957 (61 of 1957) read with 
sub - rule (4 ) of rule 3 of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959 , and in supersession of “ Recruitment Regulationsof 
Commissioners/Commissioner -cum - Secretary, Delhi Development Authority 1999 ” except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession , the D D . A . hereby makes with the prior approval of CentralGovernment the 
following regulations. 

1. Short title . These regulations may be called the “ Recruitment Regulations of Commissioners/ Commissioner 
cum - Secretary , Delhi Development Authority (2001)" . 

2 Commencement Clause. — They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

Recruitment Regulations for the post of Commissioners in Delbi Development Authority 
1. Name of Post 

i Commissioner/Secretary . 
2 Number of Posts 

. 5 Commissioners and one post of Secretary (Total 6 ). 
3. Classification 

: Group A 
4 . Scale of Pay 

: 1. DEPARTMENTAL COMMISSIONERS 
(a ) On initial appointment, the pay scale of the post shall be Rs. 14300 

18300 ( The same scale as the Departmental Directors, Selection 
Grade who are being given this scale on non -functional basis). 
Departmental Commissioners shall however be placed in the pay 
scale of Rs. 18400 — 22400 from the date they have completed 

five (5 ) years of service on the post of Commissioners. 
(b ) Number ofposts in the Scale of Rs. 18400 - 22400 and 14300 - - 

18300 shall be restricted to 2 for the departmental officers 
IL COMMISSIONERS ON DEPUTATION 

They shall draw the pay scale as per their terms of appointment 
and as per instructions of the DOP & T and the Ministry ofUrban 
Affairs and Employmcnt. 


5 . 


6 . 


Whether selection post or non . Selection 
selection post 
(a ) Age limit for Direct recruitment : Not Applicablc 
(b ) Whether benefit of any added yrs. : Not Applicable 

of service admissible under 
Rule 30 of CCS (Pension ) Rules, 
1972 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 (1) ] 


TRU 


11. 


7. Educational and other qualifications : Not applicable 

required for direct recruitment 
8 . Whether age and educational quali - : Not applicalble 

fications prescribed for the direct 
recruits will apply in the case 

of promotion and deputationists 
9 . Period of probation , if any 

: 2 years 
10 . Method of recruitment whether by : (i) 2 posts by promotion failing which by transfer on deputation . 

direct recruitment or by promotion ( ii ) 4 posts by transfer on deputation . 
or transfer or by deputation and 
percentage of the vacancies to 
be filled by variousmethods 
In case of recruitment by promotion / ; L Promotion 
transfer/deputation , grades from 

All Directors ofDDA with ten years combined service in the grades 
which promotion / transfer/deputation of Rs. 12000 -375 - 16500 and Rs. 14300 -400 - 18300 shall be 
is to be made 

eligible for promotion as Commissioner/ Secretary 
II. Transfer on deputation 
(i) Appointment shall be made from amongst the officers of the 

I. A .S ./Central Group - A services who are eligible for appointment 

as Dy. Secretary /Directors in the Govt. of India . 
( ii ) Preference shall be given to those officers having background in 

the field of Urban Development. 
( iii) Appointment shall be made through the Central Staffing Scheme, 

with the approval of the ACC . 
12 . If a DPC exists what is its compo - ; (i) Vice Chairman , DDĄ - Chairman , 
sition for departmental promotions ( ii ) Engineer Member - Member. 

(iii ) Finance Member - Member. 
(iv ) Principal Commissioner — Member, 

(v ) Commissioner(P )-- Convener 
13 . Reservation /Concessions 

Nothing in these regulations shall affect reservation , relaxation of 
age limit and other concessions required to be provided for 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex - Serviceman and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued 

by the Central Government from time to time in this regard . 
14 Savings 

The promotion of two departmental Officers as Commissioner 
done in the year 1993 shall be deemed to have been done under 
the corresponding provisions of these regulations and all the 
provisions pertaining to grant of higher pay scales wef. their 

eligibility shall be applicable to them . 
15 Disqualification 

No persons who has entered into or contracted a second marriage 

when his /her spouse is alive. 
16 Power to relax 

No relaxation 

[ F . 7 ( 335 ) 87/ PB . 1) 

V M . BANSAL , Commissioner -cum -Secretary . 
Footnote. - - The Recruitment Regulations of Commissioners/ Commissioner -cum -Secretary of D . D . A were published in 

the Gazette of India vide notification G .S.R . 26 (E ) dated the 10th January , 2000 and amended vide notifications 
G .S.R . 641(E ) dated 28 -7 -2000 and G . S.R . 664(E ) dated 17 -8 -2000 . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapun , Now Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications , Delhi- 110054 . 


